रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L . - 33004/ 99 


म.त्यमायत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड - उप - खण्ड (1) ; , 
PART II Section3 Sub - section (1) 


. 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


.m.. 


- 


- 


- 


NAL 


सं . 314 ] 
No. 314 ] 


भई दिल्ली, गृहस्पतिवार , जून 21 , 2001 / ज्येष्ठ 31 , 1923 
NEW DELHI , THURSDAY, JUNE 21, 2001/ JYAISTHA 31, 1923 


IPL 


पोत परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 जून, 2001 
सा . का . नि . 443 ( म ) . - केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित 
धारा 124 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जवाहरलाल नेहरु प्रसन के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के 
साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास कर्मचारी ( वेतन एवं भत्ता ) संशोधन विनियम, 2001 का अनुमोदन करती है । 
2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 

अनुसूची 
महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास 
का न्यासी- मंडल निम्नलिखित विनियमावली तैयार करता है : 

1. विनियमावली को जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास कर्मचारी ( पेतम एवं भत्ता ) दूसरा संशोधन विनियमावली, 2001 कहा जाएगा । 
2. भारत के राजपत्र में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के प्रकाशन की तारीख से यह लागू होंगे । 
3. विनियम 24 में उप -विनियम ( 2) के खंड (ii ) को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा : 
___ " ( ii ) उप - खंड (I) में उल्लिखित प्रमाण- पत्र में प्रस्तुत करने के आधार के अलावा निर्वाह भत्ता देने से इंकार नहीं किया जाएगा । " 

[ फा. सं. एच - 11011/5/1999 - पी.ई. 1] 

के. वी . राव, संयुक्त सचिव 
टिप्पण : 

1. ज.ने.प . न्यास कर्मचारी ( वेतन एवं भत्ता ) विनियमावली दि . 19 -9 - 1997 की अधिसूचमा सं . सा . का . नि. 561 ( अ ) के अंतर्गत भारत 
के राजपत्र , असाधारण , खंड II , धारा 3 (i) में प्रकाशित की गई थी । 

2. ज . मे. प . न्यास कर्मचारी ( वेतन एवं भत्ता ) पहला संशोधन विनियमावली, 1999 दि . 27 अक्टूबर , 1999 की अधिसूचना सं . सा. का .नि ./ 
724 ( अ ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, खंड II , धारा 3(i ) में प्रकाशित की गई थी । 


. 


1919 GI/ 2001 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part II 


Sec . 3(1)] 


RRE 


MINISTRY OF SHIPPING 

(PORTSWING ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st June ,2001 
G .S . R . 443 (E ) . In exorcise of the powers conferred by Sub -Section (1) of Section 124, read with Sub - soction ( 1) 
of Section 132 of the Major Ports Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal 
Nehru Port Trust Employees (Pay and Allowances) Amendment Rogulations, 2001 made by the Board of Trustees of the 
Port Jawaharlal Nehru Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification . 
2. The said Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette , 

SCHEDULE 
In exercise of powers conferred under section 28 of Major Ports Trust Act, 1963 ( 38 of 1963), The Board of Trustees 
of Jawaharlal Nehru Port hereby makes the regulations namely : 

1 . These regulations shall be called the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Pay and Allowances ) 2nd Amend 
ment Regulations, 2001. 

2. They shall be applicable from the date of publication of approval of the CentralGovernment in the Gazette of 
India . 

3 . In Regulation 24 , clause ( ii) of sub- regulation (2 ) shall be substituted as follows : 
" (ii) The subsistence allowance shall not be denied on any ground other than non-production of certificate 
mentioned in sub - clause (I )" . 

[F. No.H - 11011/5/99-PE -I] 

K V. RAO , Jt.Secy. 
Note : 


1. JNPT Employees (Pay and Allowances) Regulations were published in the Gazette of India , Extraordinary Part 
II, Section 3 (i) under notification No. G .S .R , 561(E ) dated 19 - 9- 1997, 

2 . JNPT Employees (Pay and Allowancos) First Amendment Regulations, 1999 were published in the Gazette of 
India Extraordinary , Part II , Section 3 (i) under notification No. G .S . R . 724 (E ) dated 27th October , 1999 . 


- 


Printed by the Managor , Govt. of Indie Prots , Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Publbbod by the Controllor of Publications, Dolhi- 110054 . 


boy lo renginione 


del pensamente 


106 


